निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 5 


12 माघ 1938 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

1 फरवरी 2017 ( ई 0 ) 


पृष्ठ 


उक्त 


--- 


विषय- सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 विधेयक , 

विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश । 

विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

5-5 भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 

भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
और न्यायालय के आदेश , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 

सूचनाएं इत्यादि । 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 

पूरक 
भाग-4 बिहार अधिनियम 

पूरक - क 


आदेश, 


. 


उच्च 


6-6 


7-9 


2 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 जनवरी 2017 
सं ० 3( स ० ) / उ० स्था ० (स्थानान्तरण )02 / 2015-260 -श्री प्रेमचन्द्र झा , परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, 
वैशाली(हाजीपुर) सम्प्रति प्रतिनियुक्त परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सारण( छपरा ) को प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, सारण (छपरा ) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


20 दिसम्बर 2016 
सं ० 3 (स ) / उ 0 स्था ०(प्रोन्नति ) 06 / 13-6598 -श्री श्याम नारायण राम, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी उप उद्योग 
निदेशक , उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना ( वेतनमान पी 0बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -6600 / - ) को उप उद्योग 
निदेशक / महाप्रबंधक (वेतनमान पी 0बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -7600 / - ) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति 
देते हुए उप उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार , पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ) / उ 0 स्था 0 (प्रोन्नति )06 / 13-6599 – श्री अजय कुमार महतो, कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति सलाहकार , खाद्य 
प्रसंस्करण निदेशालय , बिहार , पटना ( वेतनमान पी 0बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -6600 / -) को उप उद्योग 
निदेशक / महाप्रबंधक ( वेतनमान पी 0बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -7600 / - ) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति 
देते हुए उप उद्योग निदेशक , उद्योग निदेशालय , बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3( स ) / उ ० स्था 0(प्रोन्नति )06 / 13-6600 — मो 0 अनीस , कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति प्रभारी महाप्रबंधक , जिला 
उद्योग केन्द्र, कटिहार ( वेतनमान पी 0बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -6600 / -) को उप उद्योग निदेशक / महाप्रबंधक 
( वेतनमान पी 0 बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -7600 / - ) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए महाप्रबंधक , 
जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन एस० एल ० पी ० ( सी ०) संख्या-29770 / 2015 
बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


20 दिसम्बर 2016 
सं ० 3 ( स ) / उ 0 स्था ०( प्रोन्नति )06 / 13-6595 — श्री बलराम सिंह, कार्यकारी निदेशक , बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास 
प्राधिकार, भागलपुर (वेतनमान पी 0 बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -7600 / - ) को संयुक्त उद्योग निदेशक ( वेतनमान 
पी 0 बी0–4, 37,400-67,000 / -, ग्रेड पे -8700 / - ) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए संयुक्त उद्योग निदेशक , 
तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 3 ( स) / उ० स्था ० (प्रोन्नति) 06 / 13-6596 -श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , 
सारण( छपरा ) (वेतनमान पी 0बी0-3, 15,600-39,100 / -, ग्रेड पे -7600 / - ) को संयुक्त उद्योग निदेशक (वेतनमान पी 0बी0-4, 
37,400-67,000 / -, ग्रेड पे -8700 / - ) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए संयुक्त उद्योग निदेशक , तकनीकी 
विकास निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थपित किया जाता है । 

साथ ही श्री रविभूषण प्रसाद सिन्हा, संयुक्त उद्योग निदेशक को हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार , 
पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

सं ० 3( स) / उ० स्था ०(प्रोन्नति)06 / 13-6597— श्री रमेश कुमार ठाकुर, उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, 
बिहार, पटना (वेतनमान पी 0 बी0–3, 15,600-39,100 / - , ग्रेड पे -7600 / -) को संयुक्त उद्योग निदेशक (वेतनमान पी 0 बी0-4 , 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


3 


37,400-67,000 / -, ग्रेड पे -8700 / - ) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रोन्नति देते हुए संयुक्त उद्योग निदेशक , उद्योग 
निदेशालय, बिहार, पटना के रिक्त पद पर पदस्थपित किया जाता है । 

यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायलय के समक्ष विचाराधीन एस 0 एल 0 पी 0( सी 0 ) संख्या -29770 / 2015 
बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


3 नवम्बर 2016 


सं ० 3 / उ० स्था ०( प्रो 0 - ए0 सी 0 पी 0) 15 / 10-5020 - डॉ 0 विजय कुमार, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार रेशम एवं 
वस्त्र संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 27-09-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 
27-09-2003 से वेतनमान 6500-10500 / - में प्रथम ए 0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3 / उ० स्था ० ( प्रो 0 - ए 0 सी 0 पी 0)15 / 10-5021 - डॉ 0 गणेश चन्द्र साहा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार रेशम एवं 
वस्त्र संस्थान, नाथनगर , भागलपुर को दिनांक 01-10-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 
01-10-2003 से वेतनमान 6500-10500 / - में प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 01-10-2011 
को 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 01-10-2011 से पी 0 बी0–2, 9300-34800 , ग्रेड पे -4800 में द्वितीय 
एम 0 ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3 / उ 0 स्था ० ( प्रो 0 - ए0 सी 0 पी 0) 15 / 10-5022 - श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा, सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार 
रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर , भागलपुर को दिनांक 01-10-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 
01-10-2003 से वेतनमान 6500-10500 / - में प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 01-10-2011 
को 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 01-10-2011 से पी 0 बी0-2, 9300-34800, ग्रेड पे -4800 में द्वितीय 
एम 0 ए 0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3 / उ० स्था ० ( प्रो 0 - ए 0 सी 0 पी 0)15 / 10-5023 — श्रीमती मिथिलेश कुमारी झा , सेवानिवृत्त व्याख्याता, बिहार 
रेशम एवं वस्त्र संस्थान, नाथनगर , भागलपुर को दिनांक 25-09-2003 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 
25-09-2003 से वेतनमान 6500-10500 / - में प्रथम ए 0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

सं ० 3 / उ० स्था 0( प्रो 0 - ए0 सी 0 पी 0)15 / 10-5024— श्रीमती सुनीता मिश्रा, व्याख्याता, बिहार रेशम एवं वस्त्र 
संस्थान, नाथनगर, भागलपुर को दिनांक 18-04-2006 को 12 वर्षों की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 18-04-2006 
से वेतनमान 6500-10500 / - में प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा दिनांक 18-04-2014 को 20 वर्षों 
की सेवा पूरी करने के फलस्वरूप दिनांक 18-04-2014 से पी 0बी0-2, 9300-34800, ग्रेड पे -4800 में द्वितीय एम 0 ए0 सी 0 पी 0 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित 
पदाधिकारी को प्रदत्त ए0 सी 0 पी 0 / एम 0 ए0 सी 0 पी 0 योजना के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा 
तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली / प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


19 सितम्बर 2016 
सं ० 3( स ० ) / उ 0 स्था ०( वेतन संशोधन )01 / 2015-4392 — वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या -6720 
दिनांक 01-07-2013 के आलोक में विभिन्न जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत निम्नांकित परियोजना प्रबंधक / परियोजना 
प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक / समकक्ष पद धारकों द्वारा परियोजना प्रबंधक , वेतनमान पी 0 बी0-2( 9300-34800 / -) एवं ग्रेड 
पे -4800 / - के पद पर 04( चार) वर्षों की सेवा पूरी करने पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से 
पी 0 बी0-3( 15600-39100 / -) एवं ग्रेड पे -5400 / - की स्वीकृति प्रदान की जाती है 
नाम / पदनाम एवं पदस्थापन स्थान 

4 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं 

देय वेतनमान + ग्रेड पे 


: 


क्र ० 


1 


2 


3 


1. श्री दिनानाथ सिंह, सेवानिवृत परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग | 06-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) 
केन्द्र, मुजफ्फरपुर । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
2. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग | 09-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) 
केन्द्र, रोहतास , सासाराम । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
3. श्री जर्नादन शर्मा, सेवानिवृत परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी | 06-01-2016, पी 0 बी0-3( 15600-39100 / - ) 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बेतिया । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
4. श्री राजकुमार शर्मा, परियोजना प्रबंधक - सह 

19-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) 
प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर । 

+ ग्रेड पे -5400 / 


4 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


क्र ० 


नाम / पदनाम एवं पदस्थापन स्थान 


4 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि एवं 

देय वेतनमान + ग्रेड पे 


1 


2 


3 


. 


5. श्री संजय कुमार, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , | 13-01-2016, पी 0 बी0-3( 15600-39100 / -) 
जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
6. श्री अनिल कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , | 19-01-2016, पी 0 बी0-3( 15600-39100 / -) 
कैमूर , भभूआ । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
7. श्री विनय कुमार मल्लिक , परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी 20-01-2016, पी 0बी0-3(15600-39100 / -) 
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
8. श्री उदय सिंह, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, सीवान । 06-01-2016, पी 0बी0-3(15600-39100 / - ) 

+ ग्रेड पे -5400 / 
9. श्री एस0 मुजफ्फर रजी, परियोजना प्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, | 19-01-2016, पी 0बी0-3(15600-39100 / - ) 
गया । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
10. श्री रामशरण राम, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, | 09-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / -) 
जिला उद्योग केन्द्र , खगड़िया । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
11. श्री रामशंकर पांडेय , परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक, 18-01-2016, पी 0 बी0-3(15600-39100 / - ) 
जिला उद्योग केन्द्र , शेखपुरा । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
12. श्री शिशुकांत मिश्रा, परियोजना प्रबंधक - सह- प्रभारी महाप्रबंधक, | 10-01-2016, पी 0बी0-3(15600-39100 / - ) 
जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा । 

+ ग्रेड पे -5400 / 
2. प्रस्ताव में सचिव, उद्योग विभाग , बिहार , पटना का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 ) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


30 अगस्त 2016 
सं० 3 / उ० स्था ०(स्थानान्तरण) 06 / 12-4057— श्री रामशरण राम, परियोजना प्रबंधक - सह - प्रभारी महाप्रबंधक , जिला 
उद्योग केन्द्र, खगड़िया को प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुये श्री 
अलख कुमार सिन्हा, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर को प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर 
का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


गृह ( आरक्षी) विभाग 


अधिसूचना 

30 नवम्बर 2016 
सं ० 2 / पी05-20-04 / 2016 गृ0 आ0-9397 — श्री विनय कुमार सिन्हा, परिचारी प्रवर ( सेवानिवृत ), वरीयता 
क्रमांक -830 पुराना, की प्रोन्नति वैशाली औद्यौगिक थाना कांड सं0-502 / 03 न्यायालय में लंबित रहने के आधार पर पूर्व के 
विभागीय प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित) के द्वारा मुहरबंद लिफाफा में रखा गया है । न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित होने के 
आधार पर महानिदेशक पर्षद के द्वारा उनसे कनीय को दी गयी प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति की प्राप्त अनुशंसा एवं विभागीय 
प्रोन्नति समिति ( आयोग सहित) द्वारा प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा के आलोक में श्री विनय कुमार सिन्हा सेवानिवृत, परिचारी 
प्रवर को इनके कनीय श्री रंजीत पाण्डेय (वरीयता क्रमांक -832) को पुलिस उपाधीक्षक में दी गयी प्रोन्नति की तिथि दिनांक 
06.12.2013 से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

3. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष विचाराधीन एस 0 एल 0 पी 0 ( सी o) सं0–29770 / 2015, बिहार 
सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उप - सचिव । 


। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


5 


भाग -2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

25 जनवरी 2017 
सं 0 3 ( स ०) / उ0 स्था ०(विविध - चारित्री) 22 / 13-259 — बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारियों का गोपनीय चरित्र 
अभियुक्ति का प्रायः एक ही वरीय पदाधिकारी द्वारा अभिलेखन किये जाने के फलस्वरूप सही मूल्यांकन एवं ससमय प्रोन्नति में 
बाधा उत्पन्न होती है । 

अतः बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारियों के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17 से गोपनीय चरित्र अभियुक्ति के स्थान पर 
कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ( Performance Appraisal Report) को लागू किया जाता है । 

कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं इसका दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा जिसे प्रतिवेदित पदाधिकारी 
अर्थात बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारी डाउनलोड कर तदनुसार कार्रवाई करेंगे । 
आदेश दिया जाता है कि बिहार उद्योग सेवा के पदाधिकारीगण एवं सभी संबंधितों को इसकी सूचना दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 112 - I, NISHI CHATTERJEE D/o Sri Vidya Nandan Singh, Mother s Name Smt Kamini 
Singh R/o 41, Defence Colony Kankarbagh, P.S- Kankarbagh, District- Patna, do hereby declared Vide 
Affidavit No. 28 Datrd 29-10-2016 that i well be known as infuture NISHI instead of Nishi Chatterjee . 


NISHI CHATTERJEE . 


No. 113 - I, SURABHI, D /o- Sri Navin kumar Singh Magadh Niketan, Rajiv Nagar, Road No.-6 
P.o -keshri Nagar, Patna-800024 (Bihar ). Vide Affidavit. No. 7662 Dated 19.10.2016 will be known as 
Surabhi Singh for all future purposes. 

SURABHI . 


No. 114 - I , RAJAN KUMAR S/ o Late Man Mohan Choudhary at Mouzmabad Po Narayanpur 
Dist . Bhagalpur, Bihar. Affidavit. No. 1267 Dated 25.11.2016 Shall be known as Rajan Kumar 
Choudhary . 

RAJAN KUMAR . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


7 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण विकास विभाग 


द्वारा श्री 


अधिसूचनाएं 

8 नवम्बर 2016 
सं 0 ग्रा 0वि0-14( नि 0 को 0) गया -14/ 2016-290250- ग्रा 0 वि 0 श्री विनोद कुमार , प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
कोच ( गया ) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 22.07.2016 को 20,000 रुपये 
रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने तथा निगरानी थाना कांड सं0- 73/16 दर्ज होने के 
फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 भाग- 4 के नियम- 9( 2)( क ) में 
निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0- 281232 दिनांक 11.08.2016 द्वारा कारा निरोध 
की तिथि 22.07.2016 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया । 

2. श्री कुमार के द्वारा दिनांक 28.09.2016 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 29.09.2016 को 
विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया । तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना सं0-290187 दिनांक 04.11.2016 

कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम-9( 3)(i) के 
आलोक में निलम्बनमुक्त कर योगदान स्वीकृत किया गया । 

3. चूँकि श्री कुमार के विरुद्ध गंभीर कदाचार भ्रष्टाचार का आरोप है तथा उन्हें रिश्वत लेते पकड़ा गया 
जिसके लिए उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं0-73 /16 दर्ज है। अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री कुमार को बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम-9( 1)( ग) के आलोक में योगदान की 
तिथि दिनांक 29.09.2016 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है । 

4. निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 
2005 के नियम -10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

5. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , पटना निर्धारित किया 
जाता है । 
6. निलम्बनादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
राधा किशोर झा , अपर सचिव । 


8 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


4 जनवरी 2017 
सं 0 ग्रा 0 वि0-14( नि 0 को 0) गया -14/ 2016-290187 - ग्रा 0 वि 0 श्री विनोद कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, 
कोच ( गया) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 22.07.2016 को 20,000 रुपये 
रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने तथा निगरानी थाना कांड सं0-73/ 16 दर्ज होने के 
फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम- 9( 2 )( क ) में निहित 
प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं0-281232 दिनांक 11.08.2016 द्वारा कारा निरोध की तिथि 
22.07.2016 से उनके कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया गया । 

2. श्री विनोद कुमार दिनांक 28.09.2016 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक 29.09.2016 को 
विभाग में अपना योगदान समर्पित किया । 

3. अत: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के 
आलोक में श्री कुमार को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक 29.09.2016 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता 
है । 
4. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राधा किशोर झा , अपर सचिव । 


19 जनवरी 2017 
सं 0 ग्रा0 वि0-14 (द0) सम0-02 / 2016-297453 -ग्रा 0वि 0 श्री अजीत कुमार , तत्कालीन ग्रामीण विकास 
पदाधिकारी- सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, उजियारपुर ( समस्तीपुर) सम्प्रति ग्रामीण विकास पदाधिकारी - सह 
प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुरसंड ( सीतामढ़ी) के विरुद्ध उनके उजियारपुर ( समस्तीपुर ) के पदस्थापन काल में 
अनधिकृत रूप से सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के बिना मुख्यालय से अनुपस्थिति तथा विभागीय आदेश की 
अवहेलना के आरोप के लिए में उनसे स्पष्टीकरण की माँग पत्रांक -242239 दिनांक 14.08.2015 द्वारा की गयी । 

श्री 

कुमार ने अपने स्पष्टीकरण दिनांक 24.08.2015 में अंकित किया कि उन्होंने पिता ईलाज हेतु दिनांक 
04.02.2015 से 06.02.2015 तक का आकस्मिक अवकाश के लिए जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को आवेदन 
दिया । पिता के ईलाज के दौरान पीलिया रोग से ग्रसित हो जाने के कारण चिकित्सक के परामर्श के आलोक में 
अवकाश बढ़ाने हेतु आवेदन दिया । इस प्रकार ये कर्तव्य से दिनांक 04.02.2015 से 31.03.2016 तक अनुपस्थित 
रहे एवं दिनांक 01.04.2016 को योगदान किये । 
प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त श्री 

कुमार को अनधिकृत 

अनुपस्थिति के लिए दोषी पाया गया । 
अत : उपरोक्त के आलोक में श्री कुमार को निन्दन की शास्ति अधिरोपित की जाती है। 
उक्त शास्ति संबंधित सूचना उनके चारित्री/ सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाय। 
उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से , 
महेन्द्र भगत , 

उप - सचिव । 


सं0 भवन / 10 / आरोप-( द0 वि 0) -36 / 2016-390( भ ० ) 

भवन निर्माण विभाग 


संकल्प 

16 जनवरी 2017 
श्री जगत पासवान , तदेन कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना सम्प्रति अधीक्षण अभियंता के तकनीकी 
सलाहकार, भवन अंचल, गया के विरूद्ध श्री तारणी दास, कार्यपालक अभियंता, पटना भवन प्रमंडल, पटना के पत्रांक -7298 
दिनांक 06.08.2016 द्वारा श्री पासवान के पटना भवन प्रमंडल, पटना के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 
2015-2016 में अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यों हेतु विभाग द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता के अतिरिक्त 771 कार्य बिना विभागीय 


बिहार गजट , 1 फरवरी 2017 


9 


अनुमति / स्वीकृति के कराने एवं वित्तीय वर्ष 2016-2017 में कराये जाने वाले कार्यो के लिए प्राप्त आवंटन ₹ 1267.00 लाख में 
से बगैर प्राथमिकत्ता निर्धारण / विभागीय स्वीकृति के सृजित दायित्व के विरूद्ध ₹718.96 लाख का अनियमित भुगतान करने 
का वित्तीय अनियमितता का आरोप प्रतिवेदित है । 

2. अभियंता प्रमुख - सह - अपर आयुक्त - सह -विशेष सचिव , भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक -8182( भo) दिनांक 
23.08.2016 द्वारा श्री पासवान से उक्त आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई । श्री पासवान के पत्रांक -1393 
दिनांक 03.09.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय 
पत्रांक -9853( भ 0) दिनांक 05.10.2016 द्वारा अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, पटना से मंतव्य की माँग की गई । 
अधीक्षण अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल , पटना के पत्रांक -8516 दिनांक 19.11.2016 के द्वारा अपने मंतव्य में प्रतिवेदित किया 
गया कि श्री पासवान द्वारा बिना विभागीय स्तर से प्राथमिकत्ता सूची का अनुमोदन कराये निविदा आमंत्रित करना एवं 
एकरारनामा पर भुगतान किया जाना, वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है । 

3. श्री पासवान के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त आरोप प्रपत्र- " क के 
साथ संलग्न साक्ष्यों एवं आरोप संख्या-01 से 02 के संबंध में समीक्षोपरान्त पाये गये तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदित आरोप 
प्रथम दृष्ट्या सही पाया गया । 

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पासवान के विरूद्ध संलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच 
विहित रीति से करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -17 के अधीन 
विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है । जिसमें विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी तथा सरकार का पक्ष 
प्रस्तुत करने के लिए श्री तारणी दास, कार्यपालक अभियंता , पटना भवन प्रमंडल, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त 
किया जाता है । 

4. विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री 
की सहमति प्राप्त कर ली गयी है । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक 
कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय । 

बिहार राज्पाल के आदेश से . 
( ह0 ) अस्पष्ट , अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 46-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


